than 


... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 फाल्गुन, 19 3 6 ( श० ) 
संख्या 127 राँची , सोमवार 

2 मार्च, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 फरवरी , 2015 


संख्या- 1/ पी0-106/ 2008 का0- 1959 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची की 
अधिसूचना संख्या- 1259 , दिनांक 11 फरवरी, 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रशांत कुमार , भा. प्र. से . 
( झाः2004), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम को अगले आदेश तक नगर आयुक्त , राँची नगर निगम 
के रूप में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 12 7 --50 । 


